रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/ 96 


REGD. NO . D . L.- 33004/96 


. 


- 


4 


- 


- 


11 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub-section (11) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 674 ] 
No. 6741 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 1996 / कार्तिक 30 , 1918 
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21 , 1996 /KARTIKA 30, 1918 


- 


- - 


- - 


- 


- 


. 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
. . ( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1996 

आय - कर 


का . आ . 808 ( अ ) - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , आयकर अधिनियम , 1961, ( 1961 का 43 ) की धारा 295 की उपधारा ( 4 ) और उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर नियम , 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है , अर्थात् : 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय कर ( पाँचवां संशोधन ) नियम , 1996 है । 

( 2 ) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आयकर नियम, 1962 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ), 
( क ) नियम 11 में , उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् : 

“ ( 1 ) धारा 115 ट के उपबन्धों के अधीनकिसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरण प्ररूप 4 का में होगा और 

उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित किया जाएगा । " 
( ख ) नियम 18कक का लोप किया जाएगा और वह एक अप्रैल, 1993 से लोप किया गया समझा जाएगा ; 
( ग ) नियम 18खखग के पश्चात, निम्नलिखित नियम अतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

" 18खखग - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान और विकास करने वाली कम्पनियों के अनुमोदन के लिए विहित विहित प्राधिकारी 
प्राधिकारी धारा 80 - 12 की उपधारा (4ख) के प्रयोजनार्थ भारत सरकार के विज्ञान और प्रोद्योगिकी मन्त्रालय के वैज्ञानिक और 

औद्योगिक अनुसन्धान और विकास विभाग का सचिव विहित प्राधिकारी होगा ; 
( घ) नियम 18 ग का लोप किया जाएगा और वह 1 अप्रैल , 1989 से लोप किया गया समझा जाएगा । 


4 


3. उक्त नियमों के परिशिष्ट 2 में , 


( क ) प्ररूप संख्या 4 क में , 
2854 GI/ 96 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3( ii )] 
(i) अंक " 1995- 96 " के स्थान पर अंक " 1996 -97 " रखे जाएंगे ; 
( i) अंक " 47 ,000 " के स्थान पर अंक " 49, 330 " रखे जाएंगे; 
( iii ) मद 11 के पश्चात् “ सत्यापन " शीर्षक के अन्तर्गत " मैं...... ......... घोषणा करता/ करती है कि ऊपर दी 

गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है " से प्रारम्भ होने वाले और " टिप्पण : जो लाग है उस पर सही 
का निशान लगा दें " शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
" # ................................................. ( स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम ) जो ................................... का पुत्र / पुत्री/ पत्नी 
हूं और हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का/ की कर्ता/ सदस्य हूं ( स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम ) घोषणा करता/ करती हूं कि दी गई 
जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है । " 
___ मैं यह भी घोषणा करता/ करती हूं कि 1 अप्रैल, 1992 को या उससे पूर्व प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए मैं आयकर 
निर्धारिती नहीं है । 

मैं यह भी घोषणा करता/ करती है कि वित्तीय वर्ष 1996 - 97 के दौरान मद संख्या 6 के सामने उल्लिखित कारबार या 
व्यवसाय से मेरी आय उन्नचास हजार तीन सौ सीस रुपए से अधिक नहीं है और ऊपर उल्लिखित कारबार या व्यवसाय से 
भिन्न किसी स्त्रोत से मेरी कोई आय 5, 000 रु. से अधिक नहीं है । 


. . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . " 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . 


तारीख ...... 
स्थान 


( नाम और हस्ताक्षर ) 


टिप्पण : -- 

* जो लागू है उस पर सही का निशान लगाईए 

* * जो लागू नहीं है उसे काट दें । "; 
( ख ) प्ररूप संख्या बख का लोप किया जाएगा । 


स्पष्टीकारक ज्ञापन : -- 

आयकर नियम, 1962 के नियम 18कक और 18ग, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गग और 80 के प्रतिनिर्देश करते हैं । आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 80गग और 80घ का 1- 4 - 93 और 1 - 4 - 89 से लोप कर दिया गया है । अतः, यह प्रस्थापित है कि उक्त नियम 18कक और 
18 ग का भूतलक्षी प्रभाव से लोप किया जाए । प्रस्तावित संशोधन परिणामी स्वरूप के है । यह प्रमाणित किया जाता है कि नियम 18कक और 18 के 
भूतलक्षी लोप से किसी निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


[ संख्या 10230/ फा . सं . 142/ 42/ 96 - टी पी एल ] 

जय राज काजला, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st November, 1996 

(Income Tax ) 
S. O . 808 ( E ). --In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) and sub- section ( 4 ) of section 295 of the 
Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the 
Income-tax Rules, 1961, namely :--- 

1. ( 1 ) These rules may be called the Income -tax ( Fifth Amendment ) Rules , 1996 . 
(2 ) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication 

in Official Gazette . 
2. Inthe Income-tax Rules, 1962 ( hereinafter referred to as the said rules),- - 

( a) in rule 11EE, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely : -- 


[ YT II - Gº 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" ( 1 ) The statement which is required to be submitted by any person under the provisions of section 

115K shall be in Form No. 4A and shall be verified in the manner indicated therein ." ; 
(b ) rule 18AA shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 1st day of April, 1993: 
(c ) after rule 18BBC , the following rule shall be inserted , namely : 

" 18BBD . Prescribed authority for approval of companies carrying op scientific and industrial research 
and development. For the purposes of sub -section (4B ) of section 80- IA , the prescribed authority shall be 
Secretary in the department of Scientific and Industrial Research and Development,Ministry of Science 

and Technology , Government of India ." 
( d ) rule 18C shall be omitted and shall be deemed to have been omitted with effect from 1st day of Aprol, 1989 ; 
3 . In the appendix II to the said rules -- 
(a ) in Form No. 4A , 
(1) for the figures " 1995- 96 ", the figures " 1996 - 97" shall be substituted ; 

for the figures " 47,000 " , the figures " 49 , 330 " shall be substituted ; 
( iii) after item 11 , under the heading " verification ", for the portion beginning with the words 

...............hereby declare thatwhat is stated above is true to the best ofmy 
knowledge and belief " and ending with the words " Note : tick the one which is applicable ", the 
following shall be substituted , namely : 
" I, ..... . ..... 

. . . ........(name in full and block letters ) * * son /daughter/wife/karta/ 
member of Hindu Undivided Family name in full and block letters ) hereby declare that what is 

true to the best ofmy knowledge and belief. 
I further declare that I have not been assessed to income-tax for assessment year commencing on 
or before 1st April, 1992 . 


(ii ) 


stated is 


I also hereby declare that my income during the financial year 1996 -97 from the business or 
vocation mentioned at item 6 does not exceed forty nine thousand three hundred and thirty rupees 
and I do not have any income exceeding Rs. 5,000 from source other than business or vocation 
mentioned above. 
Dated .. 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


TEI 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


C . . . 


(Namo and Signature ) 


Note : - - 


* Tick the one which is applicable. 
* * Strike out whichever is not applicable." ; 
Form No. 4 B shall be omitted . 


(b ) 


Explanatory Memorandum :- - 

Rules 18AA and 18C of the Income-tax Rules , 1962 refers to sections 80CC and 80J of the Income- tax Act, 
1961, Section 80CC and 80J of the Income-tax Act, 1961 have been omitted with effect from 1-4 - 1993 and 
1 -4 - 1989. It is, therefore, proposed to omit said rules 18AA and 18C with retrospective effect . The proposed 
amendments are of consequential nature. It is certified that i etrospective omission of rules 18AA and 18C 
shall not prejudicially affect the interest of assessees. 


No. 10230 /F . No. 142 /42 /96 - TPL ] 

JAI RAJ KALA , Under Socy. 


Printed by theManagor, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996 


